इसे वेबसाईट www. govtpressmp . nic.in 
से भी डाउन लोड किया जा सकता है . 


मध्यप्रदेश राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


- 


क्रमांक 279 ] 


भोपाल, बुधवार , दिनांक 21 जून 2017 - ज्येष्ठ 31 , शक 1939 


- 


नगरीय विकास एवं आवास विभाग 
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल 

भोपाल, दिनांक 21 जून 2017 
क्र . एफ - 7 -7 - 17 - अठारह - 6. - मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ), दिनांक 01 जून 1996 में आवास एवं पर्यावरण द्वारा प्रकाशित 
अधिसूचना क्रमांक एफ 3 - 53 - बत्तीस - 96 के अनुक्रमांक 06 के कालम 03 में क्रमांक 42 पर सहायक अधीक्षक का पद स्थानीय संवर्ग का 
होकर वेतनमान 1400 - 2320 अंकित है. ब्रहमस्वरूप समिति की अनुशंसा अनुसार दिनांक 01 अप्रैल 1996 से उक्त पद का वेतनमान 
5000 - 150 - 8000 नियत किया जाता है . 


__ _ No. F- 7-7 -17- XVIII -6. — No. F- 3-53- XXXII-96, Published by Housing & Environment Department in Madhya 
Pradesh Gazette ( Extraordinary ), dated 01st June 1996 the post of Assistant Superintendent at No. 42 of Column 3 , 
serial No. 06 of schedule is designated as Local Cadre for pay scale of 1400 -- 2320 . According to recommendation 
of Bramhswarup Committee , The pay scale of aforesaid post is fixed as 5000- --150 - 8000 fromthe date of 01st April 
1996 . 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

राजीव शर्मा, अपर सचिव . 


557 


नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017. 


